रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड - 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section -3 -Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 27, 2005 / ज्येष्ठ 6 , 1927 
NEW DELHI , FRIDAY , MAY 27 , 2005/ JYAISTHA6, 1927 


सं . 529) 
No. 529 ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 मई, 2005 

( आय कर ) 
का . आ . 729 ( अ ) . - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 15 ) के उप - खण्ड ( vii ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2005 - 2006 के दौरान उक्त उप - खण्ड के प्रयोजनार्थ " कर्नाटक जल 
एवं स्वच्छता पूल्ड निधि न्यास, कर्नाटक " द्वारा जारी किए जाने के लिए एक सौ करोड़ रुपए मात्र की राशि के कर -मुक्त म्युनिसिपल बांड 
विनिर्दिष्ट करती है : 

बशर्ते कि उक्त उप - खण्ड के अन्तर्गत लाभ तभी अनुज्ञेय होगा यदि ऐसे बांडों का/ की धारक अपना नाम और धारिता उक्त न्यास के पास 
पंजीकृत कराता/ कराती है । 

[ अधिसूचना सं. 155/ 2005 / फा . सं. 178/ 30/2005 - आईटीए -1 ] 

दीपक गर्ग, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Reveme ) 
(Central Board of Direct Taxes) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th May, 2005 

( INCOME TAX ) 
S . 0 . 729 ( E). — In exercise of the powers conferred by sub- clause ( vii ) of clause (15 ) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby specifies Tax Free Municipal Bonds foran amount of rupees one 
hundred crores only to be issued by “ Karnataka Water and Sanitation Pooled Fund Trust, Karnataka " during the financial 
year 2005 - 2006 for the purpose of the said sub - clause : 

Provided that the benefit under the said sub -clause shall be admissible only if the holder of such bonds registers 
his or her name and the holding with the said Trust . 

Notification No. 155/ 2005/ F No. 178/ 30/ 2005- ITA-I] 

DEEPAK GARG , Under Secy. 


1627 GI/ 2005 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


